furt to 221 


REGISTERED No. D . 221 


भारतको राजपत्र 
The Carette of India 


NARY 


ATEITY 
EXTRAORDINARY 

HTTT III - - 05 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार में प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


RO 3 ] 
No. 3] 


f farat, # TATT , FRINT 5, 1972 / ) 4, 1894 
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER S , 1972 BHADRA 14, 1894 


इस भाग में मिल पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा सके । 
Boparate paging to given to this part in order that It may be filled 

As a separato compilation 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 1st September 1972 
No. 31/ 13 /72 - Poll.I - The following Notification issued by the Commission of 
Inquiry appointed by the Government of India to inquire into the course of 
disturbances which took place at Shahdara and elsewhere in Delhi from the 
19th August, 1972 , to 22nd August, 1972, following the alleged murder of 
Shri Onkar Singh , on the 18th August, 1972, is published for general information 
as desired by the Commission : 

Whereas by Notification No 31 / 8 / 72 -Poll .I, dated the 24th August, 1972 , the 
Central Government has appointed Hon ble Mr Justice Vyas Dev Misra of Delhi 
High Court as Commission of Inquiry to inquire into the following matters : - 
( a ) the course of disturbances which took place at Shahdara and elsewhere 

in Delhi from the 19th August, 1972 , to 22nd August , 1972 , following 

the alleged murder of Shri Onkar Singh , on the 18th August, 1972 ; 
( h ) adequacy of administrative measures taken to prevent and deal with 

the said disturbances ; 
( c ) justification for the use of force by the police and the extent thereof ; 
( d ) allegations of excesses , if any, by the police ; and 

( e ) any other matter having relevance to the above 
Now , therefore , in the exercise of the powers conferred on the Commission 
of Inquiry under the Commissions of Inquiry Act , 1952, and the rules made 
thereunder , notice is hereby given to the public inviting all persons, acquainted 
with the subject matter of the inquiry ; having any direct or relevant knowledge 


( 49 ) 


50 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[PART III 


of, or information with regard to the subject matter of the inquiry or who is or 
may be effected by the said inquiry , to furnish to the Commission statements 
relating to the matters referred to above at the office of the Shahdara Disturbances 
Commission of Inquiry at Room. No. 1, Second Floor , Reserve Bank Building , 
Parliament Street, New Delhi on or before 19th September , 1972, between 10 a . m . 
to 5 p .m . on any working day . 

Notice 1s hereby also given for general information that the flrst sitting of 
the Commission will be held in an open Court at Vigyan Bhawan , Maulana Azad 
Road , New Delhi - 11 at 10 .30 a . m . on 25th September , 1972 , and on such subsequent 
date at such time and place as the Commission shall direct . All those persons 
who may give the statements mentioned above or any other person who is or 
may be effected by the said inquiry or is otherwise in possession of any relevant 
knowledge or information about the subject matter of inquiry may present 
themselves before the Commission on the aforesaid date or any other date to 
which the sitting may be postponed and appear and take part in the proceedings 
with the permission of the Commission , 

Issued under the Authority and 

by order of the Commission . 
This 1st day of September , 1972 , 

P. K . BAHRI, 
Secretary to the Shahdara Disturbances 

Inquiry Commission. 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 1 सितम्बर , 1972 
सं0 31 / 13/ 72 - पोल I. - - श्री मोंकार सिंह की 18 अगस्त , 1972 को हई 
तथाकथित हत्या के बाद शाहदरा और दिल्ली में अन्यत्र हए दंगों के घटनाक्रम की जांच करने के लिए 
भारत मरकार द्वारा नियुक्त जांच आयोग द्वारा जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचना उक्त प्रायोग 
की अपेक्षानुसार सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है :---- 

यत : केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय श्री न्यायममि व्याम देव मिश्र 
को निम्नलिखित मामलों की जांच करने के लिए जांच पायुक्त के रूप में अधिसूचना सं0 31/ 6 / 
72 - -पौल - - I दिनांक 24 अगस्त , 1972 द्वारा नियुक्त किया है : - - 
( क ) 18 अगस्त , 1972 को श्री ओंकार सिंह की तथाकथित हत्या के बाद 19 अगस्त , 

1972 से 22 अगस्त , 1972 तक शाहदरा और दिल्ली में अन्यत्र हुए दंगों का पटना 

क्रम ; 
( ख ) उक्त दगों को रोकने तथा उनके बारे में कार्रवाई के लिए किये गा प्रगामनिक 

उपायों की उपयुक्तता ; 
( ग ) पुलिस द्वारा प्रयुक्त बल तथा उमकी मात्रा का औचित्य ; 
( घ ) पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के आरोप, यदि कोई हों , और 
( ङ ) अन्य कोई मामला जिसका उक्त बातों से संबंध हो । 

अतः, अब , जांच आयोग अधिनियम , 1952 के अधीन आयोग को प्रदत्त शक्तियों , तथा 
उमके अधीन बने नियमों का प्रयोग करते हए जनता को यह सूचित किया जाता है कि ये मभी लोग 
जो जांच के विषय मे परिचित हो ; जांच की विषयवस्तु के बारे में कोई प्रत्यक्ष या सम्बन्धित जान या 


SEC . 41 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


51 


सूचना रखते हों , या जो उक्त जांच द्वारा प्रभावित है या हो सकते हों , 19 सितम्बर से पहले-पहले किसी 
भी कार्य दिवस को सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे के बीच कक्ष नं० 1, द्वितीय खेड , रिजर्व 
बैंक भवन, संसद मार्ग , नई दिल्ली में स्थित शाहदरा दंगा जांच प्रायोग " के कार्यालय में उपर्युक्त मामलों 
के संबंध में उक्त आयोग के समक्ष ध्यान देने के लिए आमन्त्रित है । 


एतदद्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ यह भी सूचित किया जाता है कि प्रायोग की पहली बैठक 
25 सितम्बर, 1972 को विज्ञान भवन नई दिल्ली - - 11 में तथा बाद में प्रायोग द्वारा निर्दिष्ट तारीखों 
स्थान और समय पर होगी । 


वे सभी व्यक्ति , जो उक्त ब्यान दे सकें , या अन्य कोई ऐसे व्यक्ति जो उक्त जांच से प्रभावित 
हैं या हो सकते हैं या जांच की विषयवस्तु के बारे में कोई संबंधित ज्ञान या सूचना रखते हों , प्रायोग के 
सन्मख उल्लिखित तिथि या उस तिथि को जिसके लिए बैठक स्थगित की जाए उपस्थित हों और प्रायोग 
की पाशा से कार्यवाई में उपसजात हों और भाग लें । । 

प्रायोग के प्राधिकार के अधीन व भावेश द्वारा प्रेषित सितम्बर, 1972 के पहले दिन । 


पी० के० बाहरी , 
शाहदरा दंगा जांच आयोग के सचिव । 


PAINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS . MINTO ROAD , 

NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI . 1972 


